निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 280 ) 


19 ज्येष्ठ 1933 ( श० ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 9 जून 2011 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

8 जून 2011 
सं० -21/कच. आ . 04 - 2011 - सा . प्र.. -6439 — श्री अमरेन्द्र नारायण सिंह , भा .प्र. से. ( 92 ) को विभागीय 
अधिसूचना सं . 13815, दिनांक 29 दिसम्बर 2009 द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के अध्यक्ष के 
पद पर नियुक्त किया गया था । श्री सिंह ने व्यक्तिगत कारणों से दिनांक 16 जून 2011 के प्रभाव से 
अध्यक्ष बिहार कर्मचारी चयन आयोग , पटना के पद से अपना त्याग - पत्र सरकार को दिया है । 

___ अत : बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन ) अधिनियम , 2007 की धारा - 4 ( 1 )( क ) के आलोक में 
श्री अमरेन्द्र नारायण सिंह , भा . प्र. से.(92 ) का बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के अध्यक्ष पद से त्याग - पत्र 
दिनांक 16 जून 2011 के प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सरयुग प्रसाद , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 280-571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette. bih . nic . in 


